सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

27 कार्तिक , 19 37 ( श० ) 
संख्या 8 06 राँची, गुरुवार 

29 अक्टूबर , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
4 सितम्बर , 2 0 15 


संख्या- 1/ प्रशि0-906 / 07 का0- 8036 -- उपायुक्त , बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार , 
भा . प्र. से . ( झाः2007) के दिनांक 07 सितम्बर, 2015 से 16 अक्टूबर, 2015 तक Induction Training में रहने 
के फलस्वरूप , इनकी अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए उपायुक्त, धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री कृपा 
नन्द झा , भा. प्र. से. ( झाः2005 ) अपने कार्यों के साथ उपायुक्त , बोकारो के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 806 – 50 । 


